निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 भाद्र 1935 ( श० ) 
( सं0 पटना 719 ) पटना, वृहस्पतिवार , 12 सितम्बर 2013 


भवन निर्माण विभाग 

- - - - - - - - 

अधिसूचना 

12 मार्च 2013 
सं० अ०सं० - भवन/ स्था० - 1 - पद० - 120/ 2012 - 3005 ( भ ) - श्री रमेश कुमार , अधीक्षण अभियंता , भवन 
अंचल , पूर्णियाँ को कार्यकारी व्यवस्था के तहत मुख्य अभियंता ( उत्तर बिहार उपभाग ) के प्राधिकृत करने 
संबंधी विभागीय आदेश संख्या 76 - सह - पठित ज्ञापांक 26. 04. 11 को विखंडित करते हुए मुख्य अभियंता , 
दक्षिण बिहार उपभाग , भवन निर्माण विभाग , बिहार, पटना के पद पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत 
प्राधिकृत करते हुए अधिसूचित किया जाता है । 

श्री नवीन कुमार , अधीक्षण अभियंता , भवन अंचल , दरभंगा, भवन निर्माण विभाग, बिहार , पटना 
को पूर्णतः कार्यकारी व्यवस्था के तहत मुख्य अभियंता , उत्तर बिहार उपभाग , भवन निर्माण विभाग , 
बिहार , पटना के पद पर प्राधिकृत करते हुए अधिसूचित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


सरमा 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 719 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


